निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 चैत्र 1940 ( श0 ) 
( सं0 पटना 360 ) पटना , शुक्रवार 20 अप्रील 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

19 अप्रील 2018 
सं० 17 / प्रो .- 05 - 03 / 2013 - सा . प्र. - 5362 बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित प्रशाखा पदाधिकारियों को 
अवर सचिव / समकक्ष कोटि के पद पर अपुनरीक्षित बैण्ड वेतन 15,600 - 39,100 / - + ग्रेड वेतन 6600 / 
पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल - 11 में औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ - 5 में अंकित 
विभाग / कार्यालय में अवर सचिव / समकक्ष कोटि के पद पर, अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता 
है : 
क्र . सं . प्रशाखा पदाधिकारी का मूल कोटि । वर्तमान पदस्थापन 

नवपदस्थापित 
नाम वरीयता क्रमांक 

विभाग / कार्यालय का नाम 


2 


1 
2 


2378 
2379 
2388 


स्वास्थ्य विभाग 
पथ निर्माण विभाग । 
सामान्य प्रशासन विभाग | 


स्वास्थ्य विभाग 
पथ निर्माण विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग 


| श्री विवेकानन्द ठाकुर 
श्री नवल प्रसाद 
श्री विजय कुमार 
श्रीवास्तव 
श्री अरूण कुमार नं0 - 2 
श्री सत्य नारायण प्रसाद 


2393 
2401 


राज्य सूचना आयोग 
वाणिज्य कर विभाग 


2406 


कृषि विभाग 
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा 
वर्ग कल्याण विभाग 
ग्रामीण कार्य विभाग 
पंचायती राज विभाग 
भवन निर्माण विभाग 
परिवहन विभाग 


6 | श्री नन्द किशोर 
7 | श्री साहेब चन्द्र पंडित 
| श्रीमती इंदूबाला 
श्रीमती नीलम कपूर 


2409 


2429 
2449 


अभियोजन निदेशालय 
निगरानी विभाग 
भवन निर्माण विभाग 
उच्च जातियों के विकास के 

लिए राज्य आयोग 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 20 अप्रील 2018 
प्रशाखा पदाधिकारी का ___ मूल कोटि । वर्तमान पदस्थापन । नवपदस्थापित 
वरीयता क्रमांक 

विभाग / कार्यालय का नाम 


क्र . सं . 


नाम 


1 


। 


2 
10 | श्री नरेन्द्र कुमार सिंह 


5 
आपदा प्रबंधन विभाग 


3 

4 
पुराना व०क्र0 - | आपदा प्रबंधन विभाग 

2398 
( संशोधित 
वक्र0 


2464 (ii ) 


11 | श्री जय शंकर प्रसाद पुराना व030 - मुख्य मंत्री सचिवालय मुख्य मंत्री सचिवालय 

2408 
( संशोधित 
व०क्र0 

2464(iii ) 
2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ अवर सचिव के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । 

3. यह औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सिविल अपील सं0 - 4880 / 2017 
( एस०एल०पी० ( सी० ) सं0 - 29770 / 2015 से उद्भूत) बिहार राज्य बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा एल०पी०ए० 
सं0 - 173 / 2018 बिहार राज्य बनाम सुनील कुमार एवं अन्य के मामले में पारित अंतिम आदेश के फलाफल से 
प्रभावित होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

गुफरान अहमद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , →टना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 360 - 571 + 10 - डी0टी0जी0I 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


